निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 32 


19 श्रावण 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

10 अगस्त 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-32 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए० , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

33-36 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

37-37 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


39-40 


2 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 

सूचनाएं 


गृह ( कारा) विभाग 


अधिसूचना 

13 जून 2011 
सं 0 कारा / स्था ० ( अधी०)01-05 / 08-2605 - श्री प्रेम कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा , शेखपुरा को तत्काल 
स्थानान्तरित कर अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

काराधीक्षक, श्री कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे तुरन्त अधीक्षक , मंडल कारा, शेखपुरा का प्रभार सौंप कर 
बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये मंडल कारा, समस्तीपुर में योगदान कर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) । 


सं ० कारा / स्था ०(चि ० )06 / 07-2362 


गृह (कारा ) विभाग 


2 . 


संकल्प 

30 जून 2011 
विषयः - गृह (कारा ) विभाग के अधीन राज्य अवस्थित काराओं में बंदियों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध 

कराने हेतु चिकित्सक के 154 सृजित एवं स्वीकृत पदों पर अनुबंध के आधार पर चयन एवं नियोजन 
हेतु नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण । 

कारा सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य अवस्थित काराओं यथा केन्द्रीय / मंडल / उपकारा में बंदियों के हितार्थ 
गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्सक के कुल 154 अनुबंध आधारित पदों के सृजन एवं सृजित पदों 
पर नियुक्ति करने के प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा गृह ( कारा) विभाग के पत्रांक 777 दिनांक 22 फरवरी 2011 द्वारा स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । चिकित्सक के 154 पदों में से 115 पद सामान्य चिकित्सक एवं 39 पद विशेषज्ञ चिकित्सक कोटि के 
स्वीकृत किये गये हैं । इन पदों पर अनुबंध के आधार पर चयन एवं नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 
2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 सह पठित 1718, दिनांक 6 मई 2010 के आलोक में निम्नवत् नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण 
किया जाता है : 

1. इसके नियुक्ति पदाधिकारी सचिव, गृह विभाग , बिहार , पटना होंगे । 

चयन समिति के अध्यक्ष कारा महानिरीक्षक , बिहार, पटना होंगे । 
3. पद की रिक्ति के संबंध में विज्ञापन राज्य के राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी एवं हिन्दी के क्रमशः दो - दो दैनिक 

समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा । विज्ञापन गृह विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा । 
4. अर्हताएं : 

शैक्षणिक: -विशेषज्ञ चिकित्सक 
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री के साथ MS / MD की डिग्री साथ ही बिहार राज्य 

चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन का होना अनिवार्य अथवा 
(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री के साथ डिप्लोमा साथ ही बिहार राज्य चिकित्सा परिषद 

से स्थायी निबंधन का होना अनिवार्य । 
सामान्य चिकित्सक : 
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री एवं बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन का 

होना अनिवार्य । 
5. आरक्षण :- नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित आरक्षण नीति लागू होगी । 
6. आयु सीमा : -सभी कोटि के चिकित्सकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी । 
7. मानदेय: 

( i) विशेषज्ञ चिकित्सक के लिए ₹ 35000 / =(पैंतीस हजार रूपये) प्रतिमाह समेकित 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


3 


( ii ) सामान्य चिकित्सक के लिए ₹ 30000 / =( तीस हजार रूपये) प्रतिमाह समेकित 

इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी । स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना द्वारा समय - समय पर 
चिकित्सकों के लिए पारिश्रमिक में की जानेवाली वृद्धि कारा में नियोजित चिकित्सकों को भी अनुमान्य 


होगी । 


- 


8. आवेदक आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता के क्रम में इच्छा -क्रमानुसार तीन काराओं / जिला का नाम देंगे । 
इच्छित तीन काराओं / जिलों में रिक्ति अवशेष नहीं रहने की स्थिति में विभाग अन्य जिला में पदस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा । 

9. कारा चिकित्सक के पद पर चयन की प्रक्रिया । 
( A) चयन हेतु निम्नांकित रुप से एक चयन समिति होगी जो नियोजन हेतु अपनी अनुशंसा सचिव, गृह विभाग 

को देगी : 
(i) कारा महानिरीक्षक 

अध्यक्ष 
( ii ) सहायक कारा महानिरीक्षक 

सदस्य 
(iii ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत चिकित्सा संवर्ग के वरीय पदाधिकारी 

सदस्य 
( iv ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु.जाति / अनु.जन जाति के प्रतिनिधि सदस्य 
( v ) संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र.) 

सदस्य सचिव 
( B ) चयन की प्रक्रिया : 
( a ) सामान्य चिकित्सकों के चयन का आधार MBBS की विश्वविद्यालय परीक्षाओं का प्राप्तांक प्रतिशत 

होगा अर्थात् MBBS की डिग्री हेतु विश्वविद्यालय स्तर से करायी गयी सभी परीक्षाओं का प्राप्तांक 

प्रतिशत के आधार पर ही मेघा सूची बनायी जायेगी । 
( b) विशेषज्ञ चिकित्सकों के चयन का आधार MBBS की विश्वविद्यालय परीक्षाओं का प्राप्तांक प्रतिशत एंव 

MS/ MD के विश्वविद्यालय परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत का 50:50 प्रतिशत समानुपातिक आधार पर 
होगा अर्थात MBBS के प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत एवं MS / MD परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत 

का 50 प्रतिशत जोड़कर मेघासूची बनायी जायेगी । 
( c ) मेघा सूची के निर्धारण में यदि किसी दो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत समान हो तो अधिक उम्र 

वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी । 
( d) आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा । 
( e ) चयनित उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि फौजदारी मुकदमें में दंडित नहीं होने का शपथपत्र 

( जो कार्यपालक दंडाधिकारी अथवा नोटरी के समक्ष लिया गया हो ) तथा पासपोर्ट साइज के दो फोटो 

जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो समर्पित करेंगे । 
( f) संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्रशासन), कारा निरीक्षणालय द्वारा चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के 

तुरंत बाद प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सभी प्रमाण - पत्रों के साथ क्रमवार एवं पदवार ( सामान्य 
चिकित्सक एवं विशेषज्ञ के लिए अलग - अलग लगाकर अलग - अलग Volumes में Bind करा कर 
सुरक्षित रख लिया जायेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सके । हर Volume 
के प्रथम पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि इस Volumes में कुल कितने पृष्ठ हैं एवं इसके 
किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक के आवेदकों के प्रमाण - पत्र रक्षित हैं । इस Volume में 
की गई क्रम संख्या चयन समिति द्वारा तैयार की गई Merit List की क्रम संख्या के 

अनुरूप 

होगी 
सभी Volume में क्रम संख्या लगातार अंकित की जायेगी । उदाहरण स्वरूप यदि Volume I में 
क्रम संख्या 1 से 100 तक के आवेदकों के प्रमाण - पत्र रक्षित है तो Volume II में 101 से 200 तक 
के आवेदकों के प्रमाण - पत्र रक्षित रहेंगे । प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी 

संबंधित प्रभारी पदाधिकारी आपकी जिम्मेवारी है । 
( g ) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार अपने साथ आवासीय प्रमाण - पत्र / जाति प्रमाण - पत्र / शैक्षणिक 

प्रमाण - पत्र मूल प्रमाण - पत्र के साथ अभिप्रमाणित प्रति एवं दो अभिप्रमाणित फोटोग्राफ भी साथ 


। 


लायेगें । 


( h) अनुबंध पर रखने हेतु चयन 11 माह के लिए होगा । चयनित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में बंधपत्र 

( Agreement) हस्ताक्षरित करेंगे । विभाग की तरफ से बंधपत्र संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र.) द्वारा 

हस्ताक्षरित किया जायेगा । 
(i ) 

काराधीक्षक द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रतिवेदित होने पर , यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अवधि के बाद पुनः 
नये सिरे से प्रत्येक वर्ष अनुबंध के आधार पर कारा महानिरीक्षक, बिहार अनुबंध के अवधि को 
अधिकतम 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे । परन्तु, सेवा विस्तार निर्धारित 


4 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष के अधीन ही होगा । इसके उपरांत सेवा विस्तारित करने के प्रस्ताव पर 
सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन आवश्यक होगा । अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद अनुबंध स्वतः 
समाप्त समझा जायेगा, इसके लिए अलग से किसी आदेश के निर्गत किये जाने की अपेक्षा नही 


रहेगी । 


(j ) 

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह के नोटिस पर 
अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा । कारा सुरक्षा के बिन्दु पर यदि किसी स्तर पर किसी चिकित्सक 
के विरुद्ध प्रतिकूल सूचना प्राप्त होगी तो वैसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत के प्रभाव 

से अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा । 
( k) संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवारों को अभ्यावेदन के साथ इस आशय का 100 रुपये के गैर 

न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन्डेमनिटी बांड (Indemnity Bond ) संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे 
नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा । 
10. यदि विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तियाँ विशिष्ट योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी 
जा सकेगी तो उस हालात में उन रिक्त पदों पर सामान्य चिकित्सक को भी अनुबंध के आधार पर नियुक्ति कर लिया 
जायेगा । परन्तु उसके लिए अनुबंध की राशि 30000 / = ही होगी । 

11. चिकित्सकों के मानदेय संबंधी व्यय का विकलन मांग संख्या 22 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष -2056 जेल , उपमुख्य 
शीर्ष -00, लघु शीर्ष -101 , उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल, 0002 –जिला जेल एवं 0003 - उप जेल , प्राथमिक ईकाईयाँ -28 01 
व्यवसायिक और विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी, जिसका विपत्र कोड क्रमशः केन्द्रीय 
जेल- N2056001010001, जिला जेल- N2056001010002 एवं उप जेल- N2056001010003 होगा । 

12. नियोजन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई को दूर करने की शक्ति गृह विभाग के सचिव / प्रधान सचिव 
में निहित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एल. पी . चौहान, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र.) । 


विधि विभाग 


. 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2011 
एस 0 ओ0 185 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - एडमिनिस्ट्रेटर्स जेनरल एक्ट , 1963 (1963 का 45 ) की धारा -3 की 
उप - धारा (1 ) तथा औफिसियल ट्रस्टीज एक्ट , 1913 (1913 का 2 ) की धारा -4 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , महाप्रशासक , बिहार राज्य एवं राजकीय प्रन्यासी, बिहार राज्य के 
अंशकालीन स्थायी पद पर श्री अनिल कुमार सिन्हा " उद्योगी ", अधिवक्ता को उक्त अधिनियमों के तहत अगले तीन 
वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं । 
2. यह आदेश दिनांक 10 जुलाई 2011 से प्रभावी होगी। 

( सं 0 सं0 - बी 0 / ए0 जी 0 ओ 0 टी0-2-1/ 05/ 4647 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


, 


29 जून 2011 
एस0 ओ0 186, एस0 ओ0 185 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - बी 0/ ए0 जी 0 ओ 0 टी0-2-1/ 05 / 14647 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


5 


The 29th June 2011 
S.O. 185 , dated 10th August 2011- In exercise of the powers conferred by Sub - Section (1 ) of 
Section- 3 of the Administrative General Act , 1963 ( Act 45 of 1963 ) and Sub- Section (1 ) of Section- 4 of the 
Official Trustee Act, 1913 ( Act 2 of 1913 ). The Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar 
Sinha " Udyogi ", Advocate to the permanent part time post of Administrator General for the State of Bihar and 
Official Trustee for the State of Bihar under aforesaid Act respectively for further three years from 10th July , 
2011. 

( File No.- B/ AGOT - 2-1 / 05/ 4647/ J. ) 
By Order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


5 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 187 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2718 / जे0 , दिनांक 21 जुलाई 
2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अशोक कुमार , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 21 जुलाई 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी में 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

नाम अंकित होने की अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री 


अशोक 


21.07.2000 


अधिवक्ता. 
सिविल कोर्ट मधेपुरा 


कुमार 


बी 0 ए0 

मधेपुरा जिला 
बी 0 एल0 
( सं 0 सं 0- ए0/ नोट-41 / 98 / 4766/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


5 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 188 , एस0 ओ 0 187 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट-41/ 98 / 4766/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 5th July 2011 
S.O. 187, dated 10th August 2011- In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule ( 4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2718/J , dated 21st July 2000 to practice as notary again 
for the next five years from 21st July 2008 . 


6 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Qualification 


Date of which the 

name of the 
Notary has been 
entered in the 
Register. 

3 
21.07.2000 


Area in which 
Notary to 
practice 


Remarks 


1 


6 


Ashok 


Shri 
Kumar 


2 
Advocate, Civill 
Court Madhepura 


4 
B.A 
B.L 


5 
Madhepura 

District 


( File no .- A/ Not- 41/ 98 / 4766 / J) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


12 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 189 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2153 / जे0, दिनांक 7 जुलाई 1995 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनवारूल हक अंसारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 7 जुलाई 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री 


अनवारूल 


07.07.95 


फूलपरास अनुमण्डल 


बी 0 ए0 
एल0 एल 0 बी 0 


हक अंसारी 


अधिवक्ता , 
फूलपरास अनु० 

न्यायालय , 
जिला - मधुबनी 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -60/ 93/ 5194/ जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


12 जुलाई 2011 
एस 0 ओ0 190 , एस 0 ओ 0 189 , दिनांक 10 

189 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट-60 /93/ 5194 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 12th July 2011 
S.O. 189, dated 10th August 2011- In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anwarul Haque 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


7 


Notary 


Ansari and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section 
3 of the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No. 2153/J dated 7th July 1995 to practice as notary 
again for the next five years from 7th July 2006 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
Name of 

name of the Notary 
professional 

Qualification 

Remarks 

Notary to 
has been entered in 
address 

practice 
the Register . 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Anwarul Advocate , 

07-07-95 

B.A 

Phulparas 
Haque Ansari Phulparas 

L.L.B 

Subdivision 
Subdivisional 
Court 

( File no .- A / Not/-60 / 93/ 5194 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


1 


7 जुलाई 2011 
एस0 ओ 0 191 , दिनांक 10 अगस्त 2011 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2537/ जे0 , दिनांक 13 मई 1980 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मोहन प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
15 मई 2011 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अर्हता करने के लिए अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मोहन लाल 


13.05.80 


प० चम्पारण , 


बेतिया 


अधिवक्ता, व्यवहार 
न्यायालय , बेतिया , 


बी 0 ए0 
बी 0 एल0 


प ० चम्पारण । 


( सं 0 सं0 - ए/ ए0 बी0-103 / 81/ 4885/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


7 जुलाई 2011 
एस0 ओ 0 192 , एस0 ओ 0 191, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए/ ए0 बी0-103/ 81/ 4885 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


8 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


The 7th July 2011 
S.O.191, dated 10th August 2011— In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Lal and whose detail 
according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries Act, 
1952 (53 of 1952) and sub - rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law 
Department Notification no . 2537 /J, Dated 13th May 1980 to practice as notary again for the next five 
years from 15th May 2011. 

Date of which the 
Residential/ 

Area in which 
name of Notary has 
Name of Notary Professional 

Qualification Notary to Remarks 
been entered in the 
address 

practice . 
Register 
2 

3 

4 

5 

6 
Shri Mohan Lal Advocate , Civil 13.05.80 

B.A. West 
Court . Bettiah. 

B.L. Champaran 
West 

Distt. 
Champaran 


( File no .- A/ AB- 103/ 81 / 4885 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


3 जून 2011 
एस0 ओ0 193 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5515 / जे0 दिनांक 8 अगस्त 1994 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो 0 शाहीद वजीह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 8 अगस्त 1997 से पुनः अगामी तीन वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


08.08.94 


दरभंगा जिला 


श्री मो 0 शाहीद 
वजीह 


बी 0 ए 0 
एल 0 एल 0 बी 0 


अधिवक्ता, 
नोटरी , सिविल कोर्ट , 

लहेरियासराय , 
जिला- दरभंगा 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -32 / 91/ 3685/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


9 


3 जून 2011 
एस0 ओ0 194 , एस0 ओ 0 193, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -32 / 91/ 3685 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 3rd June 2011 
S.O.193 dated 10th August 2011— In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Shaheed Wajeeh 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 5515/J , dated 8th August 1994 to practice as notary 
again for the next three years from 8th August 1997 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
Name of 

name of the Notary 
professional 

Qualification Notary to Remarks 
Notary 

has been entered in 
address 

practice 
the Register . 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Md. Advocate , Bar 

08.08.94 

B.A 

Darbhanga 
Shaheed Association , 

L.L.B 

District 
Wajeeh 

Darbhanga 


1 


( File no .- A/ Not - 32 / 91/ 3685 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


23 मई 2011 
एस0 ओ0 195 , दिनांक 10 अगस्त 2011 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3480 / जे0 , दिनांक 24 अक्तूबर 
2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अविनाश चन्द्र वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 24 अक्तूबर 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता 

करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


। 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24.10.02 


सारण जिला 


श्री अविनाश चन्द्र | अधिवक्ता, माधो 

बिहारी लेन , 
सलेमपुर , छपरा 


वर्मा, 


बी 0 ए 0 
एल0 एल 0 बी 0 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट -60 / 2000/ 3082 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से. 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


10 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


23 मई 2011 
एस0 ओ0 196 , एस0 ओ 0 195 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -60 / 2000 / 3082/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 23rd May 2011 
S.O. 195 , dated 10th August 2011— In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Avinash Chandra 
Verma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No3480/J, dated 24th October 2002 to practice as 
notary again for the next five years from 24th October 2007. 

Date of which the 
Residental/ 

Area in 
Name of 

name of the Notary 
professional 

Qualification which Notary Remarks 
Notary 

has been entered in 
address 

to practice 
the Register . 
2 

3 

4 

5 

6 
Shri Avinash Advocate , Madho 

24.10.02 

B.Sc 

Saran 
Chandra Bihari Lane , 

L.L.B 

District 
Verma Salempur , Chapra 

( File no .- A/ Not- 60/ 2000 / 3082 /J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


1 


20 जून 2011 
एस0 ओ0 197 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -570/ जे0 दिनांक 31 जनवरी 1981 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री युगल किशोर तिवारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 31 जनवरी 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी में 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

नाम अंकित होने की अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


31.01.81 


रोहतास जिला 


श्री युगल किशोर अधिवक्ता , 
तिवारी 

व्यवहार न्यायालय , 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


सासाराम 


( सं 0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-113 / 80/ 4169 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


11 


20 जून 2011 
एस0 ओ0 198 , एस0 ओ 0 197 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-113 / 80 / 4169/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 20th June 2011 
S.O. 197 dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Yugal Kishore Tiwary 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No570/J, dated 31st January 1981 to practice as notary 
again for the next five years from 31st January 2007 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
Name of 

name of the Notary has 
professional 

Qualification Notary to Remarks 
Notary 

been entered in the 
address 

practice 
Register. 
2 3 

4 5 

6 
Shri Yugal Advocate , 

31.01.81 

B.A 

Rohtas 
Kishore Civil Court . 

B.L 

District 
Tiwary Sasaram 

( File no .- A/ AB- 113/ 80/ 4169 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


1 


19 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 199 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -36/ जे0 , दिनांक 4 जनवरी 2001 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जय प्रकाश सिन्हा, जिनका 

जिनका नोटरीज पंजी के 

अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, 
को दिनांक 4 जनवरी 2004 से 3 जनवरी 2009 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी में 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं 

नाम अंकित होने की अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री 


जय 


प्रकाश 


04.01.2001 


पटना 


अधिवक्ता, 
सिविल कोर्ट , पटना 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


सिन्हा , 


जिला 


( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -105/ 92 /5392/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


12 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


19 जुलाई 2011 
एस 0 ओ0 200 , एस 0 ओ0 199 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -105/ 92 /5392/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 19th July 2011 
S.O. 199 dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Sinha and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 36/J, dated 4th January 2001 to practice as notary from 
4th January 2004 to 3rd January 2009 . 

Date of which the 
Residental/ name of the 

Area in which 
Name of 
Notary professional Notary has been Qualification 

Remarks 

Notary to 
address entered in the 

practice 
Register. 
2 3 

4 5 

6 
Shri Jai Advocate , Civil 04.01.2001 

B.A. 

Patna District 
Prakash Sinha Court. Patna 

L.L.B. 


1 


( File no .- A/ Not - 105 /92/5392 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


19 जुलाई 2011 
एस0 ओ0 201 , दिनांक 10 अगस्त 2011 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5583 / जे0, दिनांक 11 अगस्त 
1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनिल बिहारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 11 अगस्त 2010 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


11.08.94 


श्री अनिल बिहारी | अधिवक्ता, 

सिविल कोर्ट , बक्सर 


बी 0 ए 0 

बक्सर जिला 
बी 0 एल 0 
( सं0 सं0 - ए0/ नोट -80 / 91 /5393 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


" 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


w 


19 जुलाई 2011 
एस 0 ओ0 202 , एस 0 ओ0 201 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट-80 / 91/ 5393/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 19th July 2011 
S.O. 201 dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Bihari and whose 
detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries, 
Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government 
in Law Department Notification No. 5583/J , dated 11th August 1994 to practice as notary again for the 
next five years from 11th August 2010 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
name of the Notary 
Name of Notary professional 

Qualification Notary to Remarks 
has been entered in 
address 
the Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Anil Bihari Advocate , 

11.08.94 

B.A 

Buxar District 
Civil Court, 

B.L 
Buxar 

( File no. - A/ Not- 80 /91/5393 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


1 


6 मई 2011 
एस0 ओ0 203 , दिनांक 10 अगस्त 2011 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1489 / जे0 , दिनांक 24 फरवरी 
1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम विलास राय , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 24 फरवरी 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम विलास | अधिवक्ता , समस्तीपुर 


24.02.82 


समस्तीपुर जिला 


बी 0 ए 0 
बी 0 एल 0 


राय 


( सं0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-137 / 81 / 2682/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


14 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


6 मई 2011 
एस 0 ओ0 204 , एस0 ओ0 203 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-137/ 81 / 2682/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 6th May 2011 
S.O. 203, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vilas Roy and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1489/J, dated 24th February 1982 to practice as notary 
again for the next five years from 24th February 2008 . 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 

which 
Name of Notary 

name of the Notary 
professional 

Qualification 

Remarks 
has been entered in 

Notary to 
address 
the Register . 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Ram Vilas Advocate 

24-02-82 

B.A. Samastipur 
Roy Samastipur 

B.L. 

District 
( File no .- A/ A.B.-137/ 81 /2682 / J) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


1 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 205 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1601/ जे0 , दिनांक 3 मई 2002 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मुन्द्रिका लाल जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
3 मई 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मुन्द्रिका लाल 


अधिवक्ता सिविल 


03.05.02 


भागलपुर जिला 


बी 0 ए0( आनर्स ) 
एल0 एल 0 बी 0 


कोर्ट भागलपुर 


( सं 0 सं 0- ए0/ नोट-31 / 98 / 2954/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


15 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 206 , एस0 ओ 0 205, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / नोट -31/ 98 / 2954/ 50 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 205, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mundrika Lal and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1601/J , dated 3rd May 2002 to practice as notary again 
for the next five years from 3rd May 2007 . 

Date of which the 
Residental/ name of the 

Area in which 
Name of Notary 

professional Notary has been Qualification Notary to Remarks 
address entered in the 

practice 
Register. 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Mundrika Advocate Civil 03-05-02 

B.A.( Hons . ) Bhagalpur 
Lal Court 

L.L.B. 

District 
Bhagalpur 

( File no . - A/ Not . - 31 / 98 / 2954/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


1 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 207 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2724 / जे0 , दिनांक 13 मई 1993 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मिथिलेश कुमार चौधरी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 13 मई 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मिथिलेश 


13.05.93 


बिरौल अनुमण्डल 


अधिवक्ता नोटरी 
बिरौल , जिला दरभंगा 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


कुमार चौधरी 


( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -65 / 92 / 2953/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


16 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 208 , एस0 ओ 0 207 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -65 /92/2953/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 207, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar 
Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under 
section -3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 
by the State Government in Law Department Notification No. 2724/J, dated 13th May 1993 to practice as 
notary again for the next five years from 13 May 2007 . 

Date of which the 
Residental/ name of the 

Area in 
Name of Notary professional Notary has been Qualification 

which Notary 

Remarks 
address entered in the 

to practice 
Register. 
2 3 

4 

5 

6 
ShriMithilesh 

Advocate 13-05-93 

B.A. 

Biraul Sub 
Kumar Chaudhary Notary Biraul 

B.L. 

division 
( File no .- A/ Not.- 65/ 92/ 2953 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


12 मई 2011 
एस0 ओ0 209 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2686/ जे0, दिनांक 2 मई 1985 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री चौधरी श्यामचन्द्र राय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 2 मई 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


3 


4 


5 


6 


श्री चौधरी श्यामचन्द्र 


2 
अधिवक्ता बेनीपुर , 
जिला दरभंगा 


02.05.85 


बेनीपुर अनुमण्डल 


एम ० ए ० 
बी 0 एल0 


राय 


( सं0 सं 0- ए0/ ए 0 बी0-52/ 84/ 2850/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 


12 मई 2011 
एस 0 ओ0 210 , एस 0 ओ0 209 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-52/ 84/ 2850 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 12th May 2011 
S.O. 209 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Chaudhary 
Shyamchandra Roy and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed 
under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries 
Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2686 /J, dated 2nd May 1985 
to practice as notary again for the next five years from 2nd May 2010 . 

Date of which 
Residental/ the name of the 

Area in 
Name of Notary professional Notary has been Qualification 

which Notary Remarks 
address entered in the 

to practice 
Register. 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Chaudhary 

Advocate 02-05-85 

M.A. Benipur Sub 
Shyamchandra Benipur Distt . 

B.L. 

division 
Roy Darbhanga 

( File no .- A/ A.B. -52/ 84 / 2850/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


1 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 211, दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप-नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2981 / जे0, दिनांक 7 जुलाई 1994 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामाकान्त वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 7 जुलाई 2003 से 6 जुलाई 2008 एवं पुनः दिनांक 7 जुलाई 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य 
प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


07.07.94 


पटना 


श्री रामाकान्त 
वर्मा 


अधिवक्ता, 
सिविल कोर्ट , पटना 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


जिला 


( सं0 सं0 - ए0/ ए0 नोट0-80/ 92/ 2952/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


18 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 212, एस 0 ओ0 211, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0नोट0-80 / 92 / 2952/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 211, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramakant Verma and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 

Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2981/J dated 7th July 1994 to practice as notary from 
7th July 2003 to 6th July 2008 and again for the next five years from 7th July 2008 . 
Name of Notary 

Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Ramakant Advocate Civil 

07-07-94 

B.A. 

Patna 
Verma Court , Patna 

B.L. 

District 


1 


( File no. - A/ Not - 80/ 92/ 2952/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


13 अप्रील 2011 
एस0 ओ0 213, दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2617/ जे0 , दिनांक 15 जून 1994 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री एस0 जियाउद्दीन अशरफ जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री एस० जियाउद्दीन अधिवक्ता , 


15.06.94 


पटना जिला 


एम ० ए ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


अशरफ 


उच्च न्यायालय पटना । 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट -41/ 93 ( खण्ड )/ 2114/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


19 


13 अप्रील 2011 
एस0 ओ0 214 , एस0 ओ 0 213, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -41/ 93 ( खण्ड )/2114/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 13th April 2011 
S.O. 213, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Zeyauddin Ashraf and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2617/J , dated 15th June 1994 to practice as notary 
again for the next five years from 15th June 2008 . 

Area in 
Residental/ Date of which the name 
Name of 

which 
professional of the Notary has been Qualification 

Remarks 
Notary 

Notary to 
address entered in the Register . 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Advocate , High 15-06-94 

Patna Distt. 
Zeyauddin Court, Patna 

M.A. 
Ashraf 

L.L.B. 
( File no .- A/ Not- 41/ 93 ( Part)2114/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 215 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2200 जे0, दिनांक 30 जून 2001 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बीरेन्द्र झा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 
30 जून 2004 से 29 जून 2009 एवं 30 जून 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री बीरेन्द्र झा 


30.06.01 


जयनगर अनुमंडल 


अधिवक्ता, 
अनुमंडलीय न्यायालय 
जयनगर , जिला मधुबनी 


बी 0 ए0 
बी 0 एल0 


( सं0 सं0- ए0/ नोट -35/ 97/2957/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


20 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 216 , एस 0 ओ0 215 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट-35 / 97 / 2957 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 215 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Jha and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act , 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No.2200 /J, dated 30th June 2001 to practice as notary from 
30th June 2009 to 29th June 2009 & again five years from 30th June 2009 . 
Residental/ Date of which the name 

Area in which 
Name of 

professional of the Notary has been Qualification Notary to Remarks 
Notary 
address entered in the Register . 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Subdivision 30-06-01 

B.A. 

Jaynagar 
Birendra Court 

B.L. 

Subdivision 
Jha 

Jaynagar 


1 


( File no .- A/ NOT - 35/ 97/ 2957/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 217 दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5394/ जे0 , दिनांक 10 दिसम्बर 
1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री वीरेन्द्र कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 10 दिसम्बर 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी में 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

नाम अंकित होने की अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री वीरेन्द्र कुमार 


अधिवक्ता, सिविल 


10.12.99 


बी 0 एल 0 


पटना जिला 


कोर्ट , पटना 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट-26/ 95 पार्ट/ 2959/ 90 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


21 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 218 , एस0 ओ 0 217 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट -26 / 95 पार्ट / 2959 / जे 0 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 217 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Kumar and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 5394/J, dated 10th December 1999 to practice as notary 
again for the next five years from 10th December 2007 . 

Area in 
Residental/ Date of which the name 
Name of 

which 
professional of the Notary has been Qualification 

Remarks 
Notary 

Notary to 
address entered in the Register . 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Birendra Advocate , Civil 

10-12-99 

B.L. 

Patna 
Kumar Court Patna 

Distt . 
( File no .- A/ Not- 26 /95( Part )/ 2959/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


6 मई 2011 
एस0 ओ0 219 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -7092/ जे0 , दिनांक 20 दिसम्बर 
1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री एस0 के 0 सबील हक जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


3 


4 


6 


2 
श्री एस 0 के 0 सबील | अधिवक्ता , 

अधिवक्ता , वारसोई , 
हक 

अनुमण्डल , कटिहार 


20.12.94 


बी ० ए ० 
बी ० एल० 


5 
वारसोई, 
अनुमण्डल 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट-13 /07/ 2679/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


22 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


6 मई 2011 
एस 0 ओ 0 220, एस 0 ओ 0 219 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / नोट -13 / 07 / 2679/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 6th May 2011 
S.O. 219 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri S.K. Sabiul Haque 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 7092/J, dated 20th December 1994 to practice as notary 
again for the next five years from 21st December 2010 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 
Name of name of the Notary 

which 
professional 

Qualification 

Remarks 
Notary has been entered in the 

Notary to 
address 
Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri S.K. Advocate , 

20-12-94 

Barsoi 
Sabiul Haque Subdivisional 

B.A 

Subdivisio 
court, Barsori 

B.L 
( File no .- A/ Not - 13 / 07/ 2679 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


n 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 221 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप - नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3070 जे0, दिनांक 13 सितम्बर 
1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 13 सितम्बर 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री 


बिन्देश्वरी 


13.09.95 


नालंदा जिला 


अधिवक्ता, सिविल 
कोर्ट , बिहारशरीफ 


बी 0 ए0 
एल0 एल0 बी 0 


प्रसाद सिंह 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट -10/ 93/2968/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


23 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 222 , एस0 ओ 0 221 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -10 / 93 / 2968 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 221, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bindeshwari Prasad 
Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub - rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No.3070/J, dated 13th September 1995 to practice as 
notary again for the next five years from 13th September 2006 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
Name of 

name of the Notary 
professional 

Qualification Notary to Remarks 
Notary 

has been entered in 
address 

practice 
the Register. 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Advocate 13-09-95 

B.A. 

Nalanda 
Bindeshwari Civil Court 

L.L.B. 

District 
Prasad Singh 

Bihar Sharif 


( File no .- A/ NOT - 10/ 93/ 2968 /J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


के द्वारा 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 223, दिनांक 10 अगस्त 2011 — नोटरीज ऐक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -4644/ जे0, दिनांक 18 अक्तूबर 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ईश्वर प्रसाद , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 18 अक्तूबर 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने 

अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री ईश्वर प्रसाद 


18.10.2004 


नालन्दा जिला 


अधिवक्ता, 
सिविल कोर्ट , 
बिहार शरीफ 


बी ० एस० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट ( एस) -33/ 02/ 2963/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


24 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 224 , एस 0 ओ0 223 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोटO ( एस ) -33/ 02 / 2963/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 223 dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section- 5( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Prasad and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4644/J, dated 18th October 2004 to practice as notary 
again for the next five years from 18th October 2009 . 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 
Name of name of the Notary 

which 
professional 

Qualification 

Remarks 
Notary has been entered in 

Notary to 
address 
the Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Ishwar Advocate , 18-10-2004 

Nalanda 
Prasad Civil Court 

B.Sc. 

Distt . 
Biharsharif 

L.L.B. 
( File no . - A/ Not ( S ) -33 / 02 / 2963 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


1952 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 225, दिनांक 10 अगस्त 2011 नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4687/ जे0, दिनांक 18 नवम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामाशीष दास , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 18 नवम्बर 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रामाशीष दास 


18.11.2003 


एम ० ए ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


अनुमण्डलीय 
न्यायालय , 
दलसिंगसराय, 
जिला - समस्तीपुर 


दलसिंगसराय, 
अनुमण्डलीय न्यायालय , 
जिला - समस्तीपुर 


( सं0 सं 0 - ए0/ ए0नोट0-25 / 2000/ 2951/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


25 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 226 , एस 0 ओ0 225 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-25/ 2000 / 2951 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 225 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramashish Das and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4687/J, dated 18th November 2003 to practice as 
notary again for the next five years from 18th November 2008 . 
Name of Residental/ 

Date of which the Qualification Area in which Remarks 
Notary professional name of the Notary 

Notary to 
address has been entered in 

practice 
the Register. 
2 

3 

4 5 

6 
Shri Subdivisional 18-11-2003 

M.A Dalsinghsarai 
Ramashish Judicial Court 

L.L.B Subdivisional 
Das Dalsinghsarai Distt . 

Court 
Samastipur 

Siwan District 
( File no . - A/ Not- 25 / 2000/ 2951/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


8 नवम्बर 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 227 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4618/ जे0, दिनांक 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम विलास दास , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 8 नवम्बर 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम विलास 


08.11.2003 


गोगरी अनुमण्डल 


अधिवक्ता, 
गोगरी ( खगड़िया ) 


एम 0 ए 0 
एल0 एल 0 बी 0 


दास 


खगड़िया , जिला 


( सं0 सं0 - ए0/ ए0नोट O ( एस) -63/ 01/ 2965 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


26 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 228 , एस 0 ओ0 227 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0 / ए नोटO( एस ) -63/ 01/ 2965 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 227 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bilash Das and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4611/J, dated 8 th November 2003 to practice as notary 
from 7th July 2003 to 6th July 2008 and again for the next five years from8th November 2008 

Date of which the 
Residental/ 

Area in 

Remark 
Name of Notary 

name of the Notary 
professional 

Qualification which Notary 
has been entered in 
address 

to practice 
the Register. 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Ram Bilash Advocate , 

08-11-2003 

M.A. 

Gogri 
Das Gogri, 

L.L.B 

Subdivision 
Subdivision 

Khagria 
District 


S 


1 


( File no .- A/ Not (s )-63 / 01 / 2965 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 

VINOD KUMAR SINHA , 
Secretary to Government of Bihar. 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 229 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3016 / जे0 , दिनांक 15 अप्रील 
1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महेश प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, 
को दिनांक 15 अप्रील 2000 , 14 अप्रील 2005 एवं 15 अप्रील 2005 से 14 अप्रील 2010 से 15 अप्रील 2010 से 
पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं व्यवसायिक 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


15.04.82 


श्री महेश प्रसाद 
सिंह 


मधुबनी जिला 


स्टेशन रोड प्रधान डाकघर 

मधुबनी 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


के पास, 


( सं0 सं 0- ए0 / ए0 बी0-109/82/ 2956 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


27 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 230 , एस 0 ओ0 229 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-109/ 82 / 2956/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 229 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise ShriMahesh Pd . Singh and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3016/J, dated 15th April 2082 to practice as notary 
again for 15th April 2000 to 14th April 2005 , 15th April 2005 to 14th April 2010 and for the next five 
years from15th April 2010 . 
Date of which the 

Area in 
Residental 
name of the Notary 

which 
Name of Notary professional 

Qualification 

Remarks 
has been entered in 

Notary to 
address the Register. 

practice 
2 3 

4 5 

6 
Shri Mahesh Pd . Advocate 

15-04-82 

B.A. 

Madhubani 
Singh Station Road 

B.L. 

District 
near Head Post 

Office, 
Madhubani 

( File no .- A/ AB- 109/ 82 / 2956 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 231, दिनांक 10 अगस्त 2011 नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -461250 , दिनांक 23 अगस्त 
1985 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जगत नारायण शर्मा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, 
को दिनांक 23 अगस्त 2000 से 22 अगस्त 2005 , 23 अगस्त 2005 से 22 अगस्त 2010 एवं 23 अगस्त 2010 से 
पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


पता 


1 


3 


4 


5 


6 


2 
श्री जगत | अधिवक्ता , नोटरी व्यवहार 
नारायण शर्मा 

न्यायालय, सिवान 


23.08.85 


बी 0 ए0 

सिवान जिला 
बी 0 एल 0 
( सं0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-58/ 84/ 2966/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


28 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 232 , एस0 ओ0 231, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-58 / 84/ 2966 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 231 dated 10th August 2011 – In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagat Narayan Sharma 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of 
the Notaries, Act , 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4612/J dated 23rd August 1985 to and practice as 
notary again for the 23rd August 2000 to 23rd August 2005 , 22nd August 2005, 22nd August 2010 and 
next five years from 23rd August 2010 . 
Residental/ Date of which the name 

Area in which 
Name of 

professional of the Notary has been Qualification Notary to Remarks 
Notary 
address entered in the Register . 

practice 
2 3 

4 5 

6 
Shri Jagat Civil Court 23-08-85 

B.A. Siwan District 
Narayan Siwan 

B.L 
Sharma 

( File no .- A/ A.B- 58 /84/ 2966 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


1 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 233 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप- नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -6093 / जे0 , दिनांक 22 अक्तूबर 
1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जाहिद हुसैन अंसारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 22 अक्तूबर 2005 से 21 अक्तूबर 2010 एवं 22 अक्तूबर 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए 
लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी में 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

नाम अंकित होने की अहर्ता 

करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
तिथि । 

किया गया है । 
4 

5 
श्री जाहिद हुसैन अधिवक्ता, 

मोतिहारी 
मोतिहारी 

बी 0 एल0 
( सं0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-37 / 84/ 2958/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


नाम 


1 


2 


3 


6 


22.10.91 


अंसारी , 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


29 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 234 , एस0 ओ 0 233, दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-37/ 84/ 2958 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 233, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jahid Hussain Anshri 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 6093/J, dated 22nd October 1991 to practice as notary 
again for the next five years from 22nd October 2005 to 21st October 2010 . 

Date of which the 
Residental/ 

Area in which 
Name of 

name of the Notary 
professional 

Qualification 

Remarks 

Notary to 
Notary 

has been entered in 
address 

practice 
the Register . 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Jahid Advocate , 

22-10-91 

East Champaran 
Hussain Motihari 

B.L. 

Distt . 
Anshri 

( File no. - A/ AB-37/ 84 / 2958/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


17 मई 2011 
एस0 ओ0 235 , दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2094 जे0 , दिनांक 6 मई 1992 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जय प्रकाश पाण्डेय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 6 मई 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता के लिए प्राधिकृत किया अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

गया है । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


अधिवक्ता , कटिहार 


06.05.92 


कटिहार 


श्री जय प्रकाश 
पाण्डेय 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-17/ 90/ 2962// जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


30 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


17 मई 2011 
एस 0 ओ0 236 , एस 0 ओ0 235 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-17/ 90/ 2962/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 

The 17th May 2011 
S.O. 235 , dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Pandey 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section -3 of 
the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2094/J dated 6th May 1992 to practice as notary again 
for the next five years from 6th May 2006 . 
Residental/ Date of which the name 

Area in which 
Name of 

professional of the Notary has been Qualification Notary to Remarks 
Notary 
address entered in the Register . 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Jai Advocates 

06-05-92 

B.A. 

Katihar 
Prakash Katihar 

L.L.B 

District 
Pandey 

( File no .- A/ A.B- 17 /90/ 2962 / J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary. 


1 


2 मई 2011 
एस 0 ओ0 237, दिनांक 10 अगस्त 2011 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4274/ जे0, दिनांक 24 मई 1982 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिव नारायण शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 24 मई 2000 से 23 मई 2005 , दिनांक 24 मई 2005 से 23 मई 2010 एवं दिनांक 24 मई 2010 से पुनः 
अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

में नाम अंकित होने अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24.05.82 


बी 0 एल 0 


मसौढ़ी अनुमंडल 


श्री शिव नारायण 
शर्मा 


अधिवक्ता, 
अनुमंडलीय न्यायालय , 

मसौढ़ी 


( सं0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-101/ 82 / 2504/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


31 


2 मई 2011 
एस0 ओ0 238 , एस0 ओ 0 237 , दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-101/ 82/ 2504/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 

The 2nd May 2011 
S.O. 237, dated 10th August 2011 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Narayan Sharma 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4274/J, dated 24th May 1982 to practice as notary from 
24th May 2000 to 23rd May 2005 to 24th May 2005 to 23rd May 2010 and again for the next five years 
from24th May 2010 . 

Date of which 
Residental/ the name of the 

Area in which 
Name of Notary professional Notary has been Qualification Notary to Remarks 

address entered in the 

practice 
Register. 
2 3 4 

5 

6 
Shri Shiv Advocate 

24-05-82 

B.L. 

Masuyarhi 
Narayan Sharma Sub -Divisional 

Sub 
Court , 

Divisional 
Masuyarhi 

( File no .- A/ AB- 101 / 82 / 2504/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , 

Secretary . 


1 


वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2011 
सं ० अंस्था० (05 )-03/ 2011-93-542 वि ० अं ० — वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
कार्यहित में वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित 
कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

स्थानांतरित कार्यालय 
क्र ० नाम 

पदनाम वर्तमान पदस्थापन कार्यालय 

का नाम 
श्री डेग नारायण चौधरी लेखा नियंत्रक तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर विभागीय मुख्यालय , पटना 

लेखा नियंत्रक 
2 श्री राजेन्द्र पासवान 

मगध प्रमंडल, गया 

तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
( कार्यकारी प्रभार ) 
3 श्री गोपाल प्रसाद 

उप लेखा नियंत्रक | दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा पटना प्रमंडल, पटना 
4 श्री नरेश चौधरी उप लेखा नियंत्रक पटना प्रमंडल, पटना 

मगध प्रमंडल , गया 


1 


32 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


2. श्री अशोक कुमार पासवान , लेखा नियंत्रक ( कार्यकारी प्रभार ), कोशी प्रमंडल , सहरसा अगले आदेश तक 
वित्त अंकेक्षण विभाग, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 
3. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
संजीवन सिन्हा , विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


33 


भाग-2 


आदेश , 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


अधिसूचना 

6 जुलाई 2011 
सं ० वा ० कर / टी ० आर० यू० / 2010-11 / 20–2726 – वा ० कर - प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर ( G.S.T. ) को बिहार में 
लागू किये जाने से पूर्व आवश्यक तैयारी के निमित्त निम्न समिति का गठन किया जाता है: 
01. वाणिज्य कर अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त 

पदेन अध्यक्ष 
02. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, उपायुक्त 

सदस्य 
03. श्री अरूण कुमार मिश्र , सहायक आयुक्त 

सदस्य 
04. श्री प्रवीण कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी 

सदस्य सचिव 
05. आद्री पटना के नामित व्यक्ति 

सदस्य 
06. NIPFP, नई दिल्ली के एक नामित व्यक्ति 

सदस्य 
07. डा 0 श्री महेश सी ० पुरोहित , FPEP, नई दिल्ली 

सदस्य 
08. श्री देशबन्धु गुप्ता, वरीय अधिवक्ता 

सदस्य 
09. श्री पी 0 के 0 अग्रवाल, चार्टेड एकाउन्टेन्ट 

सदस्य 
10. बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स के नामित व्यक्ति 

सदस्य 
11. श्रीमती कृष्ण सौजन्य, I.E.C के प्रतिनिधि 

सदस्य । 
2. समिति की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को वाणिज्य कर मुख्यालय, बिहार , पटना में आहूत की 
जायेगी । 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव अपनी उपलब्धता के आधार पर बैठक में भाग लेंगे एवं तद्नुसार उसकी 
अध्यक्षता करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

राजित पुनहानी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर 


कार्यालय - आदेश 

16 जुलाई 2011 
सं ० स्था०-3 , बी -45/ 10-864 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का पत्रांक -1661 , दिनांक 
2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 रंजीत सिंह भूतपूर्व फीटर नलकूप प्रमणडल , दरभंगा के आश्रित 
पुत्र - श्री राम बहादुर सिंह को नलकूप प्रमण्डल , मधेपुरा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 


34 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


2. श्री राम बहादुर सिंह पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय 
प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा 
लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 रंजीत सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल 
कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , मधेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा 
इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के अनुसार 
नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई 
जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री राम बहादुर सिंह को 
योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री राम बहादुर सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री राम बहादुर सिंह को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


आदेश से , 


एन 0 पासवान , मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


16 जुलाई 2011 
संस्था0-3 , बी -06/ 11-865 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक 1661 , दिनांक 
2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 मो 0 नाजीम भूतपूर्व पदचर नलकूप प्रमणडल , बेतिया के आश्रित 
पुत्र - श्री निशान्त आलम को नलकूप प्रमण्डल , बेतिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री निशान्त आलम पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । योगदान 
के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण- पत्र , आय प्रमाण - पत्र , 
विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं 
रहने तथा स्व 0 मो 0 नाजीम के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ- पत्र आदि मूल कागजात 
कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही 
पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


35 


5 . 


3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री निशान्त आलम 
को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री निशान्त आलम की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री निशान्त आलम को यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा । 

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964. दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 
लागू 

होगें । 


आदेश से , 


एन 0 पासवान , मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


16 जुलाई 2011 
सं ० स्था0-3 , बी -02/11-866 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक -1661 दिनांक 
2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 कैलाश मिश्र भूतपूर्व लेखा लिपिक नलकूप प्रमणडल , दरभंगा के 
आश्रित पुत्र - श्री वैभव को नलकूप प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री वैभव पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय 
इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण -पत्र , आय प्रमाण - पत्र, विवाह में 
तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा 
स्व 0 कैलाश मिश्र के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ- पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक 
अभियंता नलकूप प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये 
जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी। 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार 
नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई 
जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री वैभव को योगदान के 


36 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता 
श्री वैभव की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा- पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री वैभव को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 
लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


अभियंता 

प्रमुख - सह - आयुक्त - सह - विशेष सचिव का कार्यालय, 

पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना । 


कार्यालय आदेश 

24 मई 2011 
सं0 प्र0 3 / एम0-41 / 2011 -90-2490E -श्री ब्रह्मदेव मोची, कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग , पिता श्री 
मनचीत मोची, ग्राम - लालगंज , पो 0 - समेला लालगंज, जिला - दरभंगा से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक -4714, दिनांक 5 मई 1983 के तहत् श्री ब्रह्मदेव मोची, कनीय अभियंता के उपनाम मोची 
को परिवर्तित करते हुए उपनाम प्रसाद किया जाता है । 
तद्नुसार श्री ब्रह्मदेव मोची अब श्री ब्रह्मदेव प्रसाद के नाम से जाने जायेंगे । 

( ह ० )-अस्पष्ट , 
अभियंता प्रमुख । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


37 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 57_I, Shrikant , S /o - Shree Shridhar Prasad, Aged about 25 years , resident of 
Mohalla - Satpura Coloney, House No - 14 /A , Road No- 1 , Near Vaishali Bhawan , P.O.- Ramna, 
P.S. - Kazimohammadpur, Dist- Muzaffarpur declare that from now onwards I would be known 
as Shrikant Prasad ( श्रीकान्त प्रसाद ) for all purpose vide Affidavit No 1570, Dated 28th March 2011 . 


Shrikant Prasad 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


38 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


39 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 जुलाई 2011 
सं ० कौन / भी -125-2010-123 — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी श्री संजीत कुमार को मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी अंचल के पदस्थापनकाल में बिहार विधान सभा का आम चुनाव 2010 के दौरान माननीय व्यय प्रेक्षकों से दुर्व्यवहार 
करने एवं अन्य अवांछित कार्यो के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा इस पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का मंतव्य की 
सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा लिखित सचेत करते हुए इन्हें देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वार्षिक 
वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) -अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


22 जुलाई 2011 
सं ० कौन / भी -107 / 2006-124 — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी श्री मदन कुमार चौधरी को 
वाणिज्य कर अंचल, बेतिया के पदस्थापनकाल में बिना उच्चाधिकारियों के पूर्वानुमति के अकेले निरीक्षण किए जाने व 
जान - बूझकर व्यक्तिगत कारणों से छोटे व्यवसायी को परेशान करने जैसी कतिपय आरोपों के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण 
तथा एतद् संबंधी अंचल प्रभारी, बेतिया अंचल से प्राप्त जाँच – प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें देय अगली 
वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) -अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


22 जुलाई 2011 
सं ० कौन / भी -109 / 2008-125 — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक आयुक्त श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को 
पटना उत्तरी अंचल, पटना के पदस्थापनकाल में निलाम – पत्र वादों के निष्पादन में टालमटोल की नीति अपनाने, सरकारी 
राजस्व की वसूली में कोई अभिरूचि नहीं लेने तथा बकायेदारों को लाभ पहुँचाने का कुत्सित प्रयास आदि कतिपय आरोपों के 
लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता है । 


40 


बिहार गजट , 10 अगस्त 2011 


सं ० कौन / भी -109 / 2008-126 —बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी श्री कामेश्वर ओझा को पटना 


विशेष अंचल , पटना के पदस्थापनकाल में निलाम – पत्र वादों के निष्पादन में टालमटोल की नीति अपनाने, सरकारी राजस्व की 
वसूली में कोई अभिरूचि नहीं लेने तथा बकायेदारों को लाभ पहुंचाने का कुत्सित प्रयास आदि कतिपय आरोपों के लिए इनसे 
प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा इन्हें चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ०) -अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


